Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 89-2023/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MAY 17, 2023 (VAISAKHA 27, 1945 SAKA) 
हरियाणा विधान सभा सचिवालय 
अधिसूचना 
दिनांक 17 मई, 2023 


सं. एचवीएस /ईएंडएच /4 / 2023-24 / 135.---_ माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री ईश्वर सिंह, एमएलए को वर्ष 
2023-2024 की शेष अवधि के लिए शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर विषय 
समिति में कार्य करने के लिए सभापति के रूप व श्रीमती नैना सिंह चौटाला, एम.एल.ए. को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में 
नामित किया है। 


माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश से। 


चंडीगढ़: आर>० Ho नांदल, 
दिनांक 17 मई, 2023. सचिव | 


10382—C.S.—H.G.P., Pkl. 


(1234) 


